रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L - 33004/99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section3 - Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 12 , 2011 / आषाढ़ 21 , 1933 . 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2011/ASADHA 21 , 1933 


- 


सं. 385 ] 
No. 3851 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


( तर शिक्षा विभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 जून , 2011 
सा . का. नि . 529( अ): - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 
अधिनियम , 1987 ( 1987 का 52 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 2 ) 
के खंड ( ङ ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अखिल भारतीय तकनीकी 
शिक्षा परिषद् ( अध्यक्ष ) भर्ती नियम, 2009 को संशोधित करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा । 
परिषद् ( अध्यक्ष ) संशोधन नियम , 2011 कहा जाएगा । 

( 2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(Department of Higher Education ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd June, 2011 
GS. R . 329 (E ). In exercise of the powers conferred 
by Sub -section (1), read with clause (e) of sub- section for 
of Section 22 of the All India Council for Technical 
Education Act , 1987 ( 52 of 1987),the Central Government .. . 
hereby makes the following rules to amend the All India *** 
Council for Technical Education (Chairman ) Recruitment 
Rules ,2009,namely : 

1. (1) These rulesmay be called the All India Council 
for Technical Education (Chairman ) Amendment 
Recruitment Rules, 2011. . 


होंगे । 


(2) They shall come into force from the date of their 
publication in the official Gazette . 

2. In the All India Council for Technical Education 
(Chairman ) RecruitmentRules , 2009 ,in the Short Title and 
Commencement for the figure " 2009" the figure " 2010" . 
shall be substituted . 


2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ( अध्यक्ष) भर्ती 
नियम , 2009 में , लघु शीर्षक और आरंभ शीर्षक में अंक " 2009 " 
के स्थान पर " 2010 " प्रतिस्थापित किए जाएं । 

[ फा. सं. 1 - 19/2005 - टीएस -II ] 


( E. No. 1-19/ 2005- TS-II] 

ASHOK THAKUR , Spl. Secy. 
Note : - The principal rules were published in the Gazette 

of India , Extraordinary vide No.GS.R . 52(E ),dated 
11th January, 2010 . 


421194 19 , 19194194 
टिप्पणी : - मुख्य नियम संख्या सा . का. नि . 52 ( अ ) , दिनांक 

11 जनवरी , 2010 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाध 
रण में प्रकाशित किए गए थे। 


2616 GI/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(1 ] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd June , 2011 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 जून, 2011 
सा . का. नि . 530( अ). -- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 
अधिनियम, 1987 (1987 का 52 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 2 ) 
के खंड ( ङ ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी 
शिक्षा परिषद् ( उपाध्यक्ष ) भर्ती नियम, 2009 को संशोधित करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- . 

1. ( 1 ) इन नियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 
परिषद् ( उपाध्यक्ष) संशोधन नियम, 2011 कहा जाएगा । 

( 2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू 
होंगे । 


GS.R . 530 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1), read with clause ( e ) of sub - section (2 ), 
of Sezon 22 of the All India Council for Technical 
EducationAct, 1987 (52 of 1987), theCentral Government 
hereby makes the following rules to amend the All India 
Council for Technical Education ( Vice - Chairman ) 
Recruitment Rules, 2009, narmely : 


___ 1. (1 ) These rules may becalled theAll India Council 
for Technical Education ( Vice-Chairman) Amendment 
Recruitment Rules, 2011. 


(2 ) They shall come into force from the date of their 
publication in the Official Gazette. 


2 . In the All India Council for Technical Education 
( Vice-Chairman ) Recruitment Rules , 2009 , in the Short Title 
and Commencement for the figure " 2009 " the figure " 2010 " 
shall be substituted . 


___ 2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ( उपाध्यक्ष ) भर्ती 
नियम , 2009 में , लघु शीर्षक और आरंभ शीर्षक में अंक " 2009 " 
के स्थान पर "2010 " प्रतिस्थापित किए जाएं । 

.. [ फा. सं. 1 -19 /2005- टीएस -[I] 

अशोक ठाकुर ,विशेष सचिव 
टिप्पणी : - मुख्य नियम संख्या सा. का. नि. 53 ( अ) , दिनांक 

11 जनवरी, 2010 के द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण में प्रकाशित किए गए थे। 


[ E. No . 1- 19/2005-TS-II] 
ASHOK THAKUR , Spl. Socy . 


Note : 


The principal rules were published in the Gazette 
of India , Extraordinary vide No .GS.R . 53( E ), dated 
llth January, 2010. 


Priated by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


